निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 962 ) 


4 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार, 25 नवम्बर 2014 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

17 नवम्बर 2014 
सं० 1 / स्था० - 13 / 2002 / ( खण्ड - 1 ) - 10943(s) — बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड , पटना के 
Clause 81 of Articles of Association of Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Limited & The 
Companies ACT 1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विनय कुमार (भा०प्र०से०) अध्यक्ष, बिहार 
राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उक्त निगम के निदेशक के रूप में मनोनित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 962 - 571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


